निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 भाद्र 1939 ( श ) 
( सं0 पटना 758 ) पटना , सोमवार , 28 अगस्त 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


25 अगस्त 2017 
सं0 नि० प्रा०/ विधि० 1- 80 / 2017-771 – समादेश याचिका संख्या 10649/ 2017 अमरजीत कुमार - बनाम - राज्य 


बनाम - राज्य 


सरकार एवं अन्य में दिनांक 18.08. 2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्राधिकार के पत्रांक 595 दिनांक 07. 07. 2017 


के आलोक में बरौनी सहकारी शीत भंडार लि0 का प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को निरस्त करते हुए वादी श्री अमरजीत 
कुमार सिन्हा एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा दी गयी आपत्तियों का नियमानुकूल निष्पादन के पश्चात उक्त समिति के अंतिम 
मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि दिनांक 01.09. 2017 निर्धारित की जाती है। साथ ही प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 
695 दिनांक 08.08. 2017 द्वारा उक्त समिति के लिए निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम को निम्न रूप से संशोधित करते हुऐ 
विस्तारित किया जाता है: 


काश 


(i ) | नामांकन की तिथि एवं समय 


08. 09. 2017 ( शुक्रवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


| संवीक्षा की तिथि एवं समय 


09. 09. 2017 ( शनीवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 अगस्त 2017 


| अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 


10. 09. 2017 ( रविवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(iv) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


15.09. 2017 ( शुक्रवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( v ) | मतगणना 


15.09. 2017 ( शुक्रवार ) 


( मतदान के तुरंत पश्चात् ) 


2. अधिसूचना संख्या 695 दिनांक 08. 08. 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


आदेश से , 
फूल सिंह , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 758 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


